निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 वैशाख 1941 ( श0 ) 
( संo पटना 578) पटना , वृहस्पतिवार , 25 अप्रील 2019 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


___ अधिसूचना 

28 मार्च 2019 
सं0 जि०प० एवं पं०रा०स० - 04 / 2016 - 779 / वि०स० । - - सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या - 3475 , 
दिनांक 02.04. 2018 के क्रम में सर्वसाधरण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि बिहार विधान सभा 
की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम - 292 ( ख ) के अधन गठित षोडश बिहार विधान सभा की "जिला 
परिषद् एवं पंचायती राज समिति का कार्यकाल वर्ष 2019 - 20 (01.04.2019 से 31. 03. 2020 ) के लिए विस्तारित किया 
गया है , जो निम्न प्रकार है: 
1. श्री अब्दुस सुबहान 

स०वि०स० 

सभापति 
2. श्री मनोरंजन सिंह 

स०वि०स० 

सदस्य 
3. श्री राम विचार राय 

स०वि०स० 

सदस्य 
4. श्री जनार्दन मांझी 

स०वि०स० 

सदस्य 
5. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय 

स०वि०स० 

सदस्य 
6. श्रीमती समता देवी 

स०वि०स० 

सदस्या 
7. श्री सैयद अबु दौजाना 

स०वि०स० 

सदस्य 
8. श्री बशिष्ठ सिंह 

स०वि०स० 

सदस्य 
9 . श्री जिवेश कुमार 

स०वि०स० 

सदस्य 
10. श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव 

स०वि०स० 

सदस्य । 
श्री अब्दुस सुबहान, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । 

अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 

बटेश्वर नाथ पाण्डेय , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
__ बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 578 - 571 + 35 डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette . bih . nic .in 


